रजिस्ट्री सं० डी - ( डो ) --~- 78 


REGISTERED NO . D -( D ) -- 78 


मराम जपने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं०9] 
No. 9 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 30, 1978 ( पौष 9, 1900 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1978 ( PAUSA 9, 1900 ) 


इस भाग में मिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be filled as a separate compilation 


- 


माग I -- - खण्ड 3 

PART 1- SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों , आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non- Statutory, Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 

by the Ministry of Defence ] 


रक्षा मन्त्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 30 दिसम्बर 1978 

सकल्प 
10 , दिनांक 30 नवम्बर 1978 --- भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय 
के लिए हिन्दी सलाहकार समिति गठित करने का निश्चय क्रिय है । 
इस समिति का गठन , कार्य, आदि इस प्रकार होगे . - - 

गठन 
1. रक्षा मंत्री , 

. . अध्यक्ष 
2. रक्षा राज्य मंत्री . 

उपाध्यक्ष 
3. रक्षा सचिव 

. . . सदस्य 
4. सचिव , रक्षा उत्पादन 

सदस्य 
5. रक्षा मन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार 
6. राजभाषा विभाग के मचिव एव भारत सरकार के हिन्दी 
सलाहकार 

. . . सदस्य 
7. अपर मचित्र, रक्षा विभाग . 

. सदस्य 
8 . अपर सचिष , रक्षा पूर्ति विभाग 

सदस्य 
9. संयक्त सचिव ( ई. ) . 

मदस्य 
10. संयुक्त सचिव ( पी० एस० ) 

सदस्य 
11. संयुक्त मचिव ( राजभाषा विभाग ) 

सदस्य 
12. सह पलसेनाध्यक्ष . . 

सदस्य 
13. सह नौसेनाध्यक्ष . . . सदस्य 
14. मह वायुसेनाध्यक्ष 

सदस्य 
393GI/78 


सदस्य 


15. महानिदेशक , आर्डनेंस फैक्टरिया . 

सदस्य 
16. महानिदेशक , सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा 

सदस्य 
17. महानिदेशक , राष्ट्रीय कैरट कोर . 

सबस्य 
18. महानिदेशक , रक्षा भूमि तथा छावनी . 

सदस्य 
19. मुख्य नियनक, अनुसधान तथा विकास सगठन . सदस्य 
20 निरीक्षण महानिदेशक . . . सवस्य 
21. संयुमत मधिय (पी० एण्ड सी० ) . 

सदस्य -सचिव 

गैर -सरकारी सदस्य 
22. श्री परमई लाल संसद मदस्य ( लोकसभा ) 
23, श्री लालू प्रसाद, संमद सदस्य ( लोकसभा ) 
24 श्री बालेश्वर प्रमाद, संसद सदस्य ( राज्य सभा ) 
25. डा० आर० के० मिश्र , संसद सदस्य ( गज्य सभा ) 
26. श्री नवाब सिह चौहान , संसद सदस्य ( लोकमभा ) । समदीय रामभाषा 
27. श्री भीष्म नारायण मिह , ममन मवस्य ( राज्य सभा ) समिति के सदस्य 
28. श्री गगाशरण तिह, प्रतिनिधि, अखिल भारतीय हिन्दी 

संस्था संघ , नई दिल्ली । 
29. श्री सुधाकर पाण्डेय , प्रतिनिधि,हिन्दी माहित्य सम्मेलन 

और काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
30. श्री हिमांशु जोशी, सवाददाता , माताहिक हिन्दुस्तान , 

नई दिल्ली । 
31. अध्यक्ष , केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् 

32. श्री गोपाल प्रसाद म्यास 
( 27 ) 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 30, 1978 ( पौष 9, 1900 ) 


[ भाग I . सण्ड 3 


33. श्री रंजन शर्मा 
34. श्री अमत गोपाल शेवडे 
35. श्री वाल्मीकि प्रमाव "विकट " 
36. श्री रघुधीर सिह शास्त्री 
12 . कार्य 

म समिति का कार्य रक्षा मंत्रालय और उसके संलग्न एवं अधीनस्थ 
कार्यालयों में सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से 
संबंधित मामलों में सलाह देना होगा । 
3. कार्यकाल 


1. विविध 
1. समिति आवश्यकता समझने पर अतिरिक्त सदस्यो को सहयोजित 

कर सकेगी और अपनी बैठको में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों 
को आमतित्रत कर सकेगी अथवा उप गमितियां नियुक्त कर 
सकेगी । 
2. समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन समिति 

अपनी बैठके किसी अन्य नगर में भी कर सकती है । 
5 . याना व अन्य भत्ता 

समिति की बैठकों मे उपस्थित होने के लिए गैर- सरकारी सदस्यों को 
भारत सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित दरो पर यात्रा और पैनिक 
भत्ता दिया जाएगा । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति सभी राज्य 
सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनो, प्रधानमंत्री सचिवालय , मंति 
मण्डल सचिवालय , संसव कार्य विभाग , लोकसभा सचिवालय , राज्य सभा 
सचिवालय , योजना आयोग , राष्ट्रपति सचिवालय , भारत के नियंत्रक और 
महालेखा परीक्षक , केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार और भारत सरकार 
के सभी मंत्रालयों सपा विभागों को भेजी जाए । 

यह भी आवेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व -साधारण की 
जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

पी० एस० कोहली, संयुक्त सचिव 


समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के साथ उसके गठन की 
तारीख से 3 वर्ष होगा :- - 
1. जो संगद सदस्य समिति के सदस्य है वे सराय सदस्य न रहने पर 

इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे । 
2. समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने सक 

समिति के सदस्य रहेंगे । 
3. यदि किसी सदस्य के त्यागपत्न , मृत्यु आदि के कारण समिति का 

कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सवस्य तीन 
पर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा । 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi, the 30th December 1978 

RESOLUTION 
No. 10 , dated 30th November, 1978 , — The Government of 
India have decided to constitute a Hindi Salahakar Samiti in 
the Ministry of Defence. The composition, functions etc. of 
the Samiti will be as given hereunder : 


Member Secretary 
21. Joint Secretary (P & C ). 

Non -Official Members 
22 . Shri Parmai Lal, M . P . (Lok Sabha ) . 
23 . Shri Lalu Prasad , M . P. (Lok Sabha ). 
24. Shri Baleshwar Dayal , M. P. ( Rajya Sabha ) . 
25. Dr . R . K . Mishra , M . P . ( Rajya Sabha ) . 


COMPOSITION 
Chairman 


1 . Minister of Defence . 


Vice-Chairman 
2 . Minister in the Ministry of Defenco . 


Members 
3. Defence Secretary . 
4. Secretary ( DP ) . 
5 . Scientific Adviser to the Minister of Defence . 
6 . Secretary , Deptt. of Official Languages and Hindi 
___ Adviser to the Govt. of Jndia . 
7. Additional Secretary, Deptt . of Defence . 
8. Additional Secretary, Deptt . of Defence Supplies, 
9 . Joint Secretary ( E ), 
10. Joint Secretary ( PS ) . 
11. Joint Secretary (OL ), Deptt, of Oficial Languages . 
12 . Vice Chief of the Army Staff . 
13 . Vice Chief of the Naval Staff. 
14. Vice Chief of the Air Staff . 
15. Director General of Ordnance Factories. 
16. Director General of Armed Forces Medical Services. 
17. Director General , National Cadet Corps . 
18. Director General, Defence Land and Cantonment. 
19 . Chief Controller of Research & Development. 
20 . Director Gencral of Inspection . 


Members of Parliamentary Committee on Official Languages. 

26. Shri Nawab Singh Chauhan, M . P. ( Lok Sabha ) . 
27 . Shri Bhishma Narain Singh , M .P . (Rajya Sabha ). 
28. Shri Ganga Sharan Singh , Representative of Akhil 

Bhartiya Hindi Sanstha Sangh , New Delhi. 
29 . Shri Sudhakar Pandey , Representative of Hindi Sahitya 

Sammelan and Kashi Nagri Pracharni Sabha, Varanasi. 
30. Shri Himanshu Joshi, Correspondent, Saptahik Hindus 

tan , New Delhi. 
31. Chairman, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad . 
32. Shri Gopal Prasad Vyas. 
33. Shri Ranjan Sharma. 
34. Shri Anant Gopal Shewre. 
35. Shri Balmiki Prasad " Vikat", 
36 . Shri Raghubir Singh Shastri. 


2 . Functions 

The Samiti shall advise the Ministry of Defence and its 
attached and subordinate offices on matters relating to the 
progressive use of Hindi for official purposes . 
3 . Tenure 

The tenure of the Samiti will ordinarily b : three years 
from the date of the constitution of the Samiti, provided 
that : 

(i ) Members of Parliament, who are members of the 

Samiti, shall cease to be members of the Samiti 
as soon as they cease to be Members of Parliament; 


PART 1 - SEC. 3 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 30 , 1978 (PAUSA 9 , 1900 ) 


II 


29 
the rates fired by the Government of India from 


( ii ) the ex -officio members of the Samiti shall continue 

as members so long 19 they hold office by virtue of 
which they are members of the Samiti; 


em oblicis members only as police haya seperti 


Sumiti at the rates fixed by the Government of India from 
time to time. 


(iii) It a Vicancy lines on thc Samiti duc to resignaliou 

ou death of a member, the member appointed in 
that vacancy shall hold office for the residual period 
of the tenure of three years. 


ORDER 


4 . General 

(i ) The Samiti may appoint sub - conimitees, co -ont - 

ditional members and also invite experts to attend 
its meetings as may be necessary for assisting it in 

the discharge of its functions. 
( ii ) The Headquarters of the Samili shall be at New 

Delhi but it may hold its meelings at any other 

placc also . 
5 . Travelling and ollue s allowances 

The non - official members of the Samiti will be paid travell 
ing and daily allowance for attending the meetings of the 


Ordered that copy of this Resolution be communicated to 
all State Governments and Union Territory Administrations ; 
Pumc Minister s Secretariat ; Cabinet Sccrctariut; Department 
of Parliamentary Affairs , Lok Sabha Secretariat ; Rajya Sabha 
Secrelariat; Planning Commission ; President s Secretariat; 
Comptroller and Auditor General; Accountant General, Cen 
tral Revenue and all the Ministries and Departments of the 
Government of India . 


ORDERED also that the Resolution be published in 
Gazette of India for general information , 


the 


P . S. KOHLI, Jt. Socy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OP PUBLICATIONS, DELHI, 1978 


